158 


HARYANA GOVT, GAZ.., MAR. 15, 2005 (PHGN. 24, 1926 SAKA) 


[ PARTI 


समाज कल्याण विभाग 


दिनांक 7 मार्च, 2005 


नं 0 340 - एसडब्ल्यू ०( 4) 2005. - 1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : -राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब 
परिवारों, जरूरतमंद और कृषि मजदूर , ग्रामीण दस्तकार , अनुसूचित जाति , पिछड़े वर्ग, छोटे/ सीमान्त किसान जैसे समाज के वर्गों तक पहुंचाने के 
लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15-8-1995 से लागू की गई थी जोकि वर्ष 2002-03 से राज्य सरकारों को 
स्थानान्तरित करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी रखने का निर्णय लिया गया । अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु वृद्धावस्था 
पैंशन की राशि प्रतिमाह 75/ -रुपये होगी और उतने ही वृद्ध व्यक्ति लाभान्वित होंगे जितनी कि भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता इस 
उद्देश्य हेतु प्रदान की जाएगी । राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ताऊ देवीलाल वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 
200/ -रुपये के स्थान पर केवल 125/ -रुपये प्रतिमास की दर से पैंशन दी जाएगी ताकि कुल बुढ़ापा पैंशन 200/ -रुपये तक रहे । पात्रता की शर्ते 
निम्न प्रकार से है 


(I ) पात्रता की शर्ते : 


1. ( क ) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले एवं निराश्रित 


( ख) आवेदक की आयु (पुरुष या महिला) 65 वर्ष या उससे अधिक होगी । 


( ग) हरियाणा का स्थाई निवासी हो । 


( घ) किसी अन्य साधन से कोई सरकारी सहायता/पैंशन न प्राप्त कर रहा हो । 


( ङ) यदि पति/ पत्नी दोनों योग्य हों तो दोनों पैंशन के पात्र होंगे । 


( च) जीवनयापन के लिए कोई अन्य साधन न हों । 


2. निम्नलिखित व्यक्ति पैशन के पात्र नहीं होंगे : -- 


( क ) श्रेणी-I एवं II अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उनके समकक्ष वेतन प्राप्त करने वालों के माता-पिता । 


( ख ) आयकरदाता के माता-पिता । 


( ग) आवेदक/ उसके बच्चे, भूतपूर्व/ वर्तमान सांसद/विधायक/ बोर्ड/बैंक अथवा निगमों के अध्यक्ष । 
( घ) डाक्टर, वकील, चार्टिड अकाउंटेंट आयकर परोमी, प्रबन्धन परामर्शी अभियन्ता या वास्तुक, ठेकेदार इत्यादि के माता-पिता । 

3. आवेदन पत्रों का भरना : -राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदनों को ताऊ देवीलाल वृद्धावस्था पेंशन योजना के भरे जाने वाले 
आवेदन -पत्रों के साथ ही उक्त शर्तों के तहत भरे जाएंगे तथा इन आवेदन पत्रों का अलग रजिस्टर- कम -ए० पी ० आर० रिकार्ड सहित जिला स्तर 
पर जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा रखा जाएगा । 


4. पैंशन का वितरण : -राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन का वितरण भी ताऊ देवीलाल वृद्धावस्था पेंशन योजना के वितरण की तरह ही ग्रामीण 
क्षेत्रों में पटवारियों तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के सचिव/ कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा । 


5. विवादापस्द मामलों के निपटान हेतु जिला स्तरीय कमेटी.की व्यवस्था होगी 


( i) उपायुक्त 


अध्यक्ष 


(ii ) जिला समाज कल्याण अधिकारी 


सदस्य सचिव 


( iii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी 


सदस्य 


6. संस्वीकृति पदाधिकारी को पात्रता के बारे में झूठी अथवा गलत सूचना के आधार पर संस्वीकृति किसी लाभपात्र की पैंशन का भुगतान 
रोकने/ वसूल करने का अधिकार होगा । 


(II) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना : 


.. 


इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर उस परिवार को एक मुश्त राशि 
उपलब्ध करवाने से है, जिससे उस परिवार को आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े । इस स्कीम के लिए निम्नलिखित मापदण्ड होंगे : 


PART ] ]] 


HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 15 , 2005 (PHGN . 24 , 1926 SAKA ) 


159 


1. इस योजना के तहत शोक संतप्त परिवार वह माना जायेगा, जो परिवार के मुख्य जीविकापार्जक की मृत्यु के समय सरकार के 

मापदण्डो के अनुसार अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में उपलब्ध सूची अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा हो या 
उसकी मृत्यु के 3 माह के अन्दर - अन्दर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की सूची में सम्मिलित हो गया हो । इस स्कीम का लाभ 
बिना किसी जातीय भेदभाव के प्रत्येक गरीब परिवार को दिया जायेगा । गरीबी रेखा की किसीविशेष श्रेणी जैसे - ए, बी , सी 
इत्यादि की अपेक्षा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला प्रत्येक परिवार इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का पात्र 


, 


, 


होगा । 


2. आवेदन - पत्र : -आवेदक अपना आवेदन निर्धारित फार्म में , जोकि जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त होगा , 

मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के अन्दर -अन्दर सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । यह फार्म आवेदक को उक्त 
कार्यालय से निःशुल्क मिलेगा। आवेदन- पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड की प्रति, आयु के प्रमाण हेतु स्कूल प्रमाण 
पत्र अथवा अन्य दस्तावेज तथा दो पासपोर्ट साईज़ के फोटो देने होंगे । ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन- पत्र गांवों के पंच/ सरपंच एवं 
नम्बरदार तथा शहरी क्षेत्रों में पार्षद द्वारा सत्यापित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा एक शपथ - पत्र दिया जाएगा 
जिसमें मृत्यु 

की आयु, मुख्य जीविकापार्जक का उल्लेख होगा । 
3. आयु सीमा : -परिवार के मुख्य जीविकापार्जक की आयु मृत्यु के समय 18 से 64 वर्ष अर्थात् 18 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष 

से कम आयु वर्ग में होनी चाहिए । 


4. सहायता के लिए पात्रता : -यह लाभ मृतक के परिवार में ऐसे जीवित सदस्यों को दिया जायेगा जिसे जांच उपरान्त परिवार का 
मुखिया माना जायेगा । परिवार शब्द से अभिप्राय पति / पत्नी/ नाबालिग बच्चे/ अविवाहित पुत्रियां और आश्रित माता-पिता माने . 
जायेंगे । यदि किसी महिला के माता -पिता भी अपनी बेटी और दामाद के पास रह रहे हैं , तो वह भी परिवार का हिस्सा माना 
जायेगा । गलत सूचना के आधार पर यदि यह लाभ प्राप्त किया गया है तो प्राप्तकर्ता/ आवेदक इसे जिला समाज कल्याण 
अधिकारी को 

तुरन्त 

लौटायेगा । 
5. किंसी परिवार के पुरुष मुख्य जीविकापार्जक की मृत्यु होने पर सामान्यतः सहायता राशि उसकी धर्मपत्नी को देय होगी और यदि 
“ पत्नी का स्वर्गवास पहले ही हो गया हो तथा बच्चे नाबालिग हों तो ऐसी स्थिति में यह रशि बच्चों के अभिभावकों को देय होगी, 
बशर्ते कि वह यह शपथ पत्र दें कि इस राशि को बच्चों के कल्याण के लिए, पालन- पोषण व शिक्षा आदि पर खर्च करेंगे । 


6. यदि आवेदक आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को देने के उपरान्त शादी कर ले या स्थान छोड़कर हरियाणा राज्य 

से बाहर चला जाये, तो उसे यह लाभ नहीं दिया जायेगा । 


.. 


यदि किसी संयुक्त परिवार में राशन कार्ड में अथवा बी ० पी ० एल ० की सूची में मृतक के पिता का नाम दर्ज है और जांच द्वारा 
यह पाया जाता है कि परिवार की आय का अधिकांश हिस्सा मृतक के द्वारा जुटाया जाता था तो ऐसी स्थिति में यह लाभ मृतक 
के पिता व मृतक की धर्मपत्नी को , यदि वह जीवित हैं तो संयुक्त रूप से दिया जायेगा । यह राशि दोनों को 50-50 प्रतिशत के 
रूप में दी जायेगी । 


: 


7. यदि राशन कार्ड के आधार पर संयुक्त परिवार है और मुखिया का नाम गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले व्यक्तियों की सूची 

में दर्ज है, इस परिवार के मुख्य जीविकापार्जक की मृत्यु होने पर वह परिवार इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने का पात्र 

होगा यदि मुख्य जीविकापार्जक का नाम राशन कार्ड में हो , यद्यपि मृतक का नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज नहीं है । 
8. आवेदन पत्र की जांच : - आवेदन पत्रों को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा गांववार रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे । 

तदोपरान्त इसकी जांच कार्यालय में कार्यरत अन्वेषक / तहसील कल्याण अधिकारी अथवा अन्य किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा.... 
करवाई जायेगी और जांच उपरान्त पात्र पाये जाने पर सम्बन्धित परिवार को आवश्यक सहायता राशि दी जायेगी । जिसका 
कार्यालय में अलग रजिस्टर तैयार किया जायेगा । 


9. वित्तीय सहायता : - वर्तमान में प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिये 10,000 /-रुपये की सहायता राशि देय होगी । भविष्य में इस बारे 

में जैसा भी सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा उसी के अनुसार यह राशि दी जायेगी । 
10. बैंक ड्राफ्ट : -राशि का भुगतान कैश में नहीं किया जायेगा अपितु बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में लाभपात्र को दिया जायेगा । 
11. आडिट : -सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि जारी करने से पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी 

के कार्यलय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी प्रत्येक केस का प्री - आडिट करेंगे । इसके उपरान्त उचित पाये जाने की दशा में ही 
वह आवेदक को राशि दिये जाने के बारे में स्पष्ट सिफारिश करेंगे । इस योजना के तहत विभागीय आडिट समयानुसार करवाया 
जायेगा । 


160 


HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 15, 2005 (PHGN. 24, 1926 SAKA) 


[ PARTI 


12. रिकार्ड : - स्वीकृत केसों का रिकार्ड प्री - आडिट होने उपरान्त लेखाकार द्वारा रखा जायेगा तथा पावती रसीद भी उसके पास 

रखी जायेगी । 


13. गलत सूचना के आधार पर प्राप्त की गई वित्तीय सहायता की वसूली : - यदि किसी लाभपात्र ने आवेदन पत्र एवं अन्य वांछित 

दस्तावेजों में गलत सूचना देकर लाभ प्राप्त कर लिया हो और बाद में किसी स्तर पर यह तथ्य विभाग के ध्यान में आता है तो 
कथित लाभपात्र से राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में सम्बन्धित कलैक्टर के माध्यम से करने का विभाग को 
अधिकार होगा । 


डी ० एस० ढेसी, 
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार , 

समाज कल्याण विभाग । 


. 


PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT 


The 2nd March , 2005 


No. 1/15 /88-1PP . - Shri Ram Singh Brar was appointed as Press Advisor to the Chief Minister, Haryana 
vide Government Notification, dated 28th July, 1999 issued vide Endst No. 1/ 15/88-1PP, dated 28th July, 1999 . 
Now Shri Ram Singh Brar has submitted his resignation from the post of Press Advisor to Chief Minister, Haryana w.e.f. 
1st March, 2005. 


2. The Governor of Haryana is pleased to accept the resignation of Shri Ram Singh Brar from the Post of Press 
Advisor to Chief Minister , Haryana with effect from 1st March, 2005.( F.N.) 


A.K. SINGH, 
Joint Secretary to Government Haryana, 

Public Relations Department. 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 3 मार्च, 2005 


क्रमांक 1572/ 261/1-एल०. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे निर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्च 
पर, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अजायब सबलिंक ड्रेन नं ० 2, बुर्जी संख्या 0 से 2500 तक जो अजायब भराण लिंक ड्रेन की बुर्जी नं० 21780 में 
गिरेगी। गांव अजायब, तहसील महम, जिला रोहतक के निर्माण हेतु अपेक्षित है । 

इसके द्वारा, अधिसूचित किया जाता है कि वर्णित स्थान की भूमि को उपर्युक्त उद्देश्य के लिये अर्जित किये जाने की आवश्यकता है । यह 
अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के तहत सभी सम्बन्धित जानकारी के लिए की जाती है । 

उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस उपक्रम में इस समय लगे अधिकारियों को उनके सेवकों 
एवं कर्मचारियों सहित इस स्थान की भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य सभी कार्य करने के 
लिए इसके द्वारा अधिकृत करते हैं । 


आगे, चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल संतुष्ट हैं कि उक्त कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता है जो उक्त अधिनियम के उपधारा (2) की धारा 
( सी) के अन्तर्गत तत्कालिक महत्व का है और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त धारा की उपधारा ( 2) के अनुबन्ध इस पर लागू 
होते हैं । इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 4) के तहत निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - ए का प्रावधान 
इस अर्जन के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा । 


भूमि का नक्शा प्लान जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रोहतक तथा कार्यकारी अभियन्ता, रोहतक जल सेवाएं 
मण्डल , रोहतक के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


PARTI] 


HARYANA GOVT.GAZ.,MAR . 15 , 2005 (PHGN . 24, 1926 SAKA ) 


161 


विनिर्देशन 


जिला 


तहसील 


गांव 


क्षेत्र एकड़ में 


मुरब्बा/किल्ला नं ० व दिशा 


हदबस्त 
संख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


एक 2500 फुट लम्बी भूमि की पट्टी जोकि विभिन्न चौड़ाई 
में पूर्ण/ भाग निम्नलिखित किला नं ० में गुजरती है । 


रोहतक 


महम 


अजायब 


108 


0.63 


94 


19, 20 , 22/2, 23, 24 


101 


11, 12, 18, 19/1 


102 


1 , 2,7,8,9/ 1 , 15/1 


. 


103 


4/1 , 5 / 1 / 1,5/ 1/ 2 


गैरमुमकिन 233,692, 685 
सामान्य पूर्व से पश्चिम दिशा में है जैसा कि नक्शे में 
दिखाया गया है । 


आदेशानुसार राज्यपाल, हरियाणा । 


पी ० एल ० मित्तल , 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , रोहतक । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 3rd March , 2005 


No. 1572 / 261/1 - L. - Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed by 
the Government, at public expenses , for a public purpose, namely, constructing Ajaib Sub Link Drain No. 2 from RD 0 to 
· 2500 out - falling into Ajaib Bharan Link Drain at RD 21780 -L in Village Ajaib , TehsilMeham and District Rohtak . 


It is hereby notified that the land in the locality specified below is required for the above purpose . This notification 
is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for information of all to whom it may 


concern . 


In exercise of the powers conferred by the above said section the Governor of Haryana hereby authorise the 
officer for the timebeing engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and to do all the 
other acts required or permitted by that section . 


Further,whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the purpose for which land is required is of an urgent 
importance with in themeaning of clause (c ) of Sub -section ( 2) of Section 17 of the said act and where as the Governor 
of Haryana is of the opinion that the permission of Sub -section of the said section are thus applicable. It is hereby 
directed’under Sub -section 4 of the said act that the provision of Section 5-A of the said act shall not apply in regard 
to this acquisition : 


Plans of the land may be inspected in the office of the Executive Engineer, Rohtak Water Services Division ,Rohtak 
and District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Officer, Irrigation Department, Rohtak . 


162 


HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 15 , 2005 (PHGN . 24 , 1926 SAKA ) 


[ PARTI 


Specification 


---- 


District 


Tehsil 


Village 


Area in 


Direction /Boundary /Khasra No./Killa No. 


Hadbast 
No. 


Acres 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Animum 


A strip of land measuring 2500 in length and 
varying in width passing through the rectangle 
nurribers as below . 


Rohtak 


Meham 


108 


:: : Ajaib 


94 


0.63 Acres 


19 , 20, 22/2 , 23, 24 


101 


11, 12 , 18, 19/1 


102 


1,2,7,8,9/ 1 . 15/1 


103 


4/1 , 5/1/1 . 5/1/2 


Gair Munkin No. 233,692, 685 . 


Generally lying in the direction of East to West 
as dernarcated at site and shown in the Index 
Plan . 


By Order of the Governor of Haryana. 


P.L. MITTAL , 


Superintending Engineer , 

Y.W.S.Circle, Rohtak. 


• 
. 


: 


. 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 3 मार्च, 2005 , 


क्रमांक 1580/ 268/1-एल०.-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचेनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च 
पर , सार्वजनिक प्रयोजन हेतु वन - आर लाखनमाजरा लिंक ड्रेन बुर्जी सरख्या 0 से 6000 तक जो लाखनमाजरा लिंक ड्रेन की बुर्जी नं 0 89800 
आर में गिरेगी । गांव लाखनमाजरा, तहसील महम, जिला रोहतक के निर्माण हेतु अपेक्षित है । 


इसके द्वारा, अधिसूचित किया जाता है कि वर्णित स्थान की भूमि को उपर्युक्त उद्देश्य के लिये अर्जित किये जाने की आवश्यकता है । यह 
अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम 1894. की धारा 4 के उपबन्धों के तहत सभी सम्बन्धित जानकारी के लिए की जाती है । 


उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस उपक्रम में इस समय लगे अधिकारियों को उनके सेवकों 
एवं कर्मचारियों सहित इस स्थान की भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य सभी कार्य करने के 
लिए इसके द्वारा अधिकृत करते हैं । 


आगे, चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल संतुष्ट हैं कि उक्त कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता है जो उक्त अधिनियम के उपधारा (2) की धारा 
( सी) के अन्तर्गत तत्कालिक महत्व का है और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुबन्ध इस पर लागू , 
होते हैं । इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 4) के तहत निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम धारा 5 - ए का प्रावधान इस 
अर्जन के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा । 

भूमि का नक्शा प्लान जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रोहतक तथा कार्यकारी अभियन्ता, रोहतक जल सेवाएं 
मण्डल, रोहतक के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


-- 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., MAR . 15, 2005 ( PHGN. 24, 1926 SAKA) 


163 


विनिर्देशन 


जिला 


तहसील 


गांव 


क्षेत्र एकड़ में 


हदबस्त 
संख्या 


मुरब्बा/किल्ला नं ० व दिशा 


1 


2 


3 


4 


5 . 


6 


एक 6000 फुट लम्बी भूमि की पट्टी जोकि विभिन्न चौड़ाई 
में पूर्ण/ भाग निम्नलिखित किला नं ० में गुजरती है । 


. 


रोहतक 


महम . 


लाखनमाजरा 


95 


0.91 


18 


15 


19 


11, 12/1 , 12/ 2,13 


35 


16 


36 


11, 19/2, 20 , 22 


52 


3,7,8, 14, 16, 17 , 25 


61 


5/2 


62 


1 , 10, 12, 18, 19, 23/1 


गैर मुमकिन 305 , 982 , 983, 309 


सामान्य उत्तर से दक्षिण दिशा में है जैसा कि नक्शे में 
दिखाया गया है । 


आदेशानुसार राज्यपाल , हरियाणा । 


पी ० एल ० मित्तल, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , रोहतक । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 3rd March , 2005 


No. 1580 /268 /1 - L. - Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed by 
the Government, at public expenses, for a public purpose , namely, constructing 1-R Lakhan Majra Link Drain from 
RD 0 to 6000 out-falling into Lakhan Majra Link Drain at RD 89800 -L in Village Lakhan Majra, Tehsil Meham and 
District Rohtak , 


" 


Itis hereby notified thattire land in the locality specified below is required for the above purpose. This notification 
is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for information of all to whom it may 


concern . 


In exercise of the powers conferred by the above said section the Governor of Haryana- hereby authorise the 
officer for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and to do all the 
other acts required or permitted by that section . 


Further ,whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the purpose for which land is required is of an urgent 
importance within themeaning of clause (C ) of Sub -section (2 ) of Section 17 of the said Act and whereas theGovernor 
of Haryana is of the opinion that the permission of Sub - section of the said section are thus applicable . It is hereby 
directed under Sub - section 4 of the said Act that the provision of Section 5 -A of the said Act shall not apply in regard 
to this acquisition . 


ܕܚܝܺ 


164 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR. 15 , 2005 (PHGN. 24 , 1926 SAKA) 


[PART I 


Plans of the landmay be inspected in the office of the Executive Engineer , Rohtak Water Services Division ,Rohtak 
and District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Officer , Irrigation Department,Rohtak . 


Specification 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 


Area in 


Direction /Boundary/Khasra No./Killa No. 


No. 


Acres 


2 


3 


4 


5 


6 


A strip of land measuring 6000 in length and 
varying in width passing through the rectangle 
numbers as below . 


Rohtak 


Meham 


Lakhan Majra 


95 


0.91 Acres 


18 


15 


19 


11 , 12/1 , 12/2 , 13 


35 


16 


36 


11, 19/2 , 20 , 22 


52 


3, 7 , 8, 14, 16, 17 , 25 


61 


5/2 


62 


1 ; 10 , 12 , 18 , 19 , 23/1 


Gair Mumkin No. 305, 982,983,309 


. 


Generally lying in the direction of North to 
South as demarcated at site and shown in the 
Index Plan . 


By Order of the Governor of Haryana . 


P.L. MITTAL, 


Superintending Engineer, 

Y.W.S. Circle ,Rohtak . 


सिंचाई विभाग 


... 


दिनांक 3 मार्च, 2005 


नं 0 1588/ 268/ 1- एल०.-~ चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे निर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर , 
सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गिरावड़ लिंक ड्रेन बुर्जी नं ० 0 से 3750 तक जोकि लाखनमाजरा लिंक ड्रेन की बुर्जी नं ० 62950 - बाएं में गिरेगी । 
गांव गिरावड़, तहसील महम, जिला रोहतक के निर्माण हेतु अपेक्षित है । 


इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वर्णित स्थान की भूमि को उपर्युक्त उद्देश्य के लिये अर्जित किये जाने की आवश्यकता है । यह 
अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के तहत सभी सम्बन्धित की जानकारी के लिए की जाती है । 


उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस उपक्रम में इस समय लगे अधिकारियों को उनके सेवकों 
एवं कर्मचारियों सहित इस स्थान की भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य सभी कार्य करने के 
लिए इसके द्वारा अधिकृत करते हैं । 


" 


आगे, चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल संतुष्ट हैं कि उक्त कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता है जो उक्त अधिनियम की उपधारा (2) की 
धारा ( सी) के अन्तर्गत तत्कालिक महत्व का है और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त धारा की उपधारा ( 2) के अनुबन्ध इस पर 


PART I). 


HARYANA GOVT. GAZ .,MAR . 15, 2005 (PHGN . 24, 1926 SAKA ) ... 


165 


लागू होते हैं । इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा : 17. की उपधारा ( 4) के तहत निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - ए का 
प्रावधान इस अर्जन के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा । 


भूमि का नक्शा प्लान जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी , रोहतक तथा कार्यकारी अभियन्ता , रोहतक जल सेवाएं 
मण्डल , रोहतक के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त 


क्षेत्र एकड़ में 


मुरब्बा/किल्ला नं ० व दिशा 


नं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


रोहतक 


महम 


गिरावड़ 


97 


0.95 


एक 3750 फुट लम्बी भूमि की पट्टी जोकि विभिन्न चौड़ाई 
में पूर्ण/ भाग निम्नलिखित किला नं ० में गुजरती है :---- 
1968 , 2772,2773 , 2779,2787 , 2788, 2789 , 
2865 , 2864,2839,2850,2851,2852,2853 , 
1991, गैर मुमकिन नं 0 2803, 1659 
सामान्यतः पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित है । 


आदेशानुसार राज्यपाल, हरियाणा 


पी ० एल ० मित्तल , 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिभण्डल , रोहतक । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 3rd March , 2005 


No. 1588/ 268 /1 - L. - Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed by 
the Government, at public expenses, for a public purpose , namely, constructing Girawar Link Drain from 
RD 0 to 3750 out-falling into Lakhan Majra Link Drain at RD 62950-L in Village Girawar, Tehsil Meham, District 
Rohtak. 


। 


It is hereby notified thatthe land in the locality specified below is required for the above purpose. This notification 
is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act , 1894 for information of all to whom it may 


concern . 


* 7 " : 


In exercise of the powers conferred by the above said section the Governor of Haryana hereby authorise the 
officer for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and to do all the 
other acts required or permitted by that section . 


Further ,whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the purpose for which land is required is of an urgent 
importance within the meaning of clause (C ) of Sub -section (2 ) of Section 17 of the said Act and whereas the Governor 
of Haryana is of the opinion that the permission of Sub -section of the said section are thus applicable . It is hereby 
directed under Sub - section 4 of the said Act that the provision of Section S - A of the said Act shall not apply in regard 
to this acquisition . 


Plans of the land may be inspected in the office of the Executive Engineer, Rohtak Water Services Division ,Rohtak 
and District Revenue Officer- cum -Land Acquisition Officer, Irrigation Department,Rohtak . 


- 


166 


HARYANA GOVT. GAZ., MAR . 15 , 2005 (PHGN . 24 , 1926 SAKA ) 


[ PARTI 


Specification 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 


Area in 


Direction/ Boundary/ Khasra No./Killa No. 


No. 


Acres 


1 


2 


3 


4 . 


5 


6 


A strip of land measuring 3750 in length and 
varying in width passing through the rectangle 
numbers as below . 


Rohtak 


Meham 


Girwar 


97 


0.95Acres 


1968, 2772, 2773 , 2779, 2787 , 2788, 2789 , 
2865 , 2864 , 2839 , 2850, 2851, 2852, 2853 , 
1991, Gair Mumkin No.2803, 1659 . 


Generally lying in the direction of East to West 
as demarcated at site and shown in the Index 


Plan. 


By Order of the Governor of Haryana . 


P.L. MITTAL, 


Superintending Engineer, 

Y.W.S. Circle, Rohtak . 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 3 मार्च, 2005 


नं 0 1596/268/1- एल०.--- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे निर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर, 
सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नांदल लिंक ड्रेन बुर्जी संख्या 0 से 5000 तक जो लाखनमाजरा लिंक ड्रेन की बुर्जी नं 0 108800 में गिरेगी । गांव 
लाखनमाजरा, तहसील महम व गांव नांदल, तहसील रोहतक, जिला रोहतक के निर्माण हेतु अपेक्षित है । 


- 


इसके द्वारा, अधिसूचित किया जाता है कि वर्णित स्थान की भूमि को उपर्युक्त उद्देश्य के लिये अर्जित किये जाने की आवश्यकता है । यह 
अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के तहत सभी सम्बन्धित जानकारी के लिए की जाती है । 


उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस उपक्रम में इस समय लगे अधिकारियों को उनके सेवकों 
एवं कर्मचारियों सहित इस स्थान की भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य सभी कार्य करने के 
लिए इसके द्वारा अधिकृत करते हैं । 


आगे, चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल संतुष्ट हैं कि उक्त कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता है जो उक्त अधिनियम के उपधारा (2) की धारा 
( सी ) के अन्तर्गत तत्कालिक महत्व का है और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त धारा की उपधारा ( 2) के अनुबन्ध इस पर लागू 
होते हैं । इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 4) के तहत निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम धारा 5- ए का प्रावधान इस 


१. अर्जन के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा । 


- 


PART 1) 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR. 15 , 2005 (PHGN. 24 , 1926 SAKA) 


167 


- 


भूमि का नक्शा प्लान जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रोहतक तथा कार्यकारी अभियन्ता , रोहतक जल सेवाएं 
मण्डल , रोहतक के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


विनिर्देशन 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त 


क्षेत्र एकड़ में 


मुरब्बा/किल्ला नं ० व दिशा 


संख्या 


1 


2 


3 


4 


10 


6 


एक 5000 फुट लम्बी भूमि की पट्टी जोकि विभिन्न चौड़ाई 
में पूर्ण/ भाग निम्नलिखित किला नं ० में गुजरती है । 


रोहतक 


रोहतक 


नांदल 


94 


0.16 


40 


9 / 3,12/ 2,19/ 2,22 


गैर मुमकिन 131 


रोहतक 


महम 


लाखनमाजरा 


95 


0.53 


10 


22 . 


कुल : 0.69 


12 


2,9, 12, 19, 22 


22 


2, 12, 19, 22 


गैर मुमकिन 432 , 301 , 280/1 


सामान्य उत्तर से दक्षिण दिशा में है जैसा कि नक्शे में 


दिखाया गया है । 


आदेशानुसार राज्यपाल, हरियाणा । 


पी ० एल० मित्तल, 


अधीक्षक अभियन्ता , 


यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , रोहतक । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 3rd March , 2005 


No. 1596 /268 /1 - L.- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed by 
the Government, at public expenses, for a public purpose , namely , constructing Nandal Link Drain from 
RD 0 to 5000 out- falling into Lakhan Majra Link Drain at RD 108800 - R in Village Lakhan Majra , TehsilMeham , District 
Rohtak and Village Nandal, TehsilRohtak and District Rohtak . 


It is hereby notified that the land in the locality specified below is required for the above purpose. This notification 
is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the above said section , the Governor of Haryana hereby authorise the 
officer for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and to do all the 
other acts required or permitted by that section . 


168 


HARYANA GOVT GAZ ., MAR . 15, 2005 (PHGN. 24, 1926 SAKA) 


[ PART I 


Further,whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the purpose for which land is required is of an urgent 
importance with in the meaning of clause (c) of Sub -section (2 ) of Section 17 of the said act and where as the Governor 
of Haryana is of the opinion that the permission of Sub-section of the said Section are thus applicable . It is hereby 
directed under Sub - section 4 of the said act that the provision of Section 5- A of the said act shall not apply in regard to 
this acquisition 


Plans of the landmay be inspected in the office of the Executive Engineer, Rohtak Water Services Division, Rohtak 
and DistrictRevenue Officer -cum -LandAcquisition Officer, Irrigation Department,Rohtak . 


Specifications 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 


Area in 


Direction /Boundary /Khasra No./Killa No. 


No. 


Acres 


2 


3 


4 


5 


6 


A strip of land measuring 2728 in length and 
varying in width passing through the rectangle 
numbers as below . 


Rohtak 


Rohtak 


Nandal : 


94 


0.16 Acres 


40 


9/3 , 12/2 , 19/2,22 


Gair Mumkin Number 131. 


Rohtak 


Meham 


Lakhan Majra 


95 


0.53 Acres 


10 


22 


Total : 0.69 Acres 


12 


2,9, 12 , 19,22 


22 


2 , 12 , 19,22 


Gair Mumkin Number 432, 301,280 /1 


Generally lying in the direction of North to 
South as demarcated at site and shown in the 
Index Plan . 


By Order of the Governor of Haryana . 


P.L. MITTAL , 


Superintending Engineer, 
.. Y.W.S. Circle,Rohtak . 


. 


+ 


38825 — C .$.- H.G.P ., Chd . 


! 


